निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र 1937 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 24 मार्च 2015 


( सं० पटना 386 ) 


सं0 11 / आoनी0 -1 - 09 / 2014 सा0प्र0 - 4277 

सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रेषक , 


राजेन्द्र राम , 

सरकार के अपर सचिव । 
सेवा में , 

सभी प्रधान सचिव / सचिव । 
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त । 
सभी जिला पदाधिकारी । 
सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग , पटना । 
सचिव, कर्मचारी चयन आयोग , पटना । 
परीक्षा नियंत्रक, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना । 
सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), पटना । 

पटना - 15, दिनांक 20 मार्च 2015 
विषय: नियुक्ति प्रोन्नति हेतु गठित चयन समिति / आयोग में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक 

पदाधिकारी को सदस्य के रूप में मनोनित करने के संबंध में । 
महोदय , 

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार , पटना के 
परिपत्र संख्या - 1646 दिनांक 30.01.2015 द्वारा प्रावधान किया गया है कि नियुक्ति / प्रोन्नति हेतु चयन समिति / आयोग 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 24 मार्च 2015 
में अल्पसंख्यक समुदाय के किसी एक पदाधिकारी को (पूर्व से अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य 
पदाधिकारी के मनोनयन के अतिरिक्त ) सदस्य के रूप में मनोनित किया जाय । 

उक्त परिपत्र में अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत सम्मिलित विभिन्न धर्मों को परिभाषित नहीं किया 
गया है, जबकि इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है । 

__ अतः सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सूचित किया जा रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के अन्तर्गत 
मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध एवं पारसी धर्मावलम्बी शामिल हैं । विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बिहार राज्य में 
पारसी धर्मावलम्बी नहीं पाये जाते हैं । 

विश्वासभाजन, 

राजेन्द्र राम , 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 386- 571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


